निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 चैत्र 1931 ( AO ) 
पटना, सोमवार , 23 मार्च 2009 


( सं० पटना 78 ) 


पथ निर्माण विभाग 


अधिसूचना 

19 अगस्त 2008 
सं० ई० 3 / मुक० - 105 / 2000 - 10945 (एस ) — सी०डब्लू०जे०सी० संख्या - 1563 / 2000 रामाकान्त सिंह बनाम 
बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 24 जुलाई 2006 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री रामाकान्त सिंह , सेवा 
निवृत कनीय अभियंता को बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग - 2 में सहायक अभियंता ( असैनिक ) के पद पर दिनांक 01 अप्रील 
1994 के प्रभाव से वेतनमान् रू० 2200 - 4000 एवं तत्पश्चात पुनरीक्षित वेतनमान् रू0 6500 - 200 - 10500 में आर्थिक 
लाभ सहित प्रोन्नति दी जाती है । 
इस में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट, 
सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 78 -571 + 00 -डी0टी0पी0 । 


